निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 माघ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 187 ) पटना, मंगलवार 5 फरवरी 2019 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

8 अगस्त 2018 
सं० 22 / नि०सि०( पट0 ) - 03 - 01 / 2016 / 1723 - श्री अनिल कुमार शर्मा ( आई0डी0 - 3301 ), तत्कालीन 
अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सोन नहर अवर प्रमंडल, विक्रम के विरूद्ध चाट भूमि बन्दोबस्ती नियमावली, 2007 के विरूद्ध 
चाट भूमि बन्दोबस्ती की अनुशंसा करने एवं अनियमित रूप से 2002 - 03 से 2009 - 10 तक का रसीद काटने का आरोप 
प्रतिवेदित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 325 दिनांक 22 .02.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण 
एवं अपील ) नियमावली , 2005 के नियम 17 के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही को उनके दिनांक 30.04. 2018 को 
सेवानिवृत होने के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी० ) में सम्परिवर्तित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

चन्द्रमा प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 187 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic . in 


